रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


RU 


NADU 


MER 


म 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बुधवार , नवम्बर 20 , 2019 / कार्तिक 29 , 1941 
NEW DELHI , WEDNESDAY, NOVEMBER 20, 2019/ KARTIKA 29 , 1941 


सं . 3749 ] 
No . 3749] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 


__ अधिसूचना 


नई दिल्ली , 19 नवम्बर , 2019 
का . आ . 4175( अ). केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन 
और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . , जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खण्ड 3, उपखंड (ii) में 
प्रकाशित की गई थी , द्वारा महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में NH- 953 के कि . मी . 121.500 से कि . मी . 136. 500 और 
कि . मी . 142.500 से कि . मी . 161. 281 (सराड -वणी -पिंपळगांव बसंवत ) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण , अनुरक्षण , 
प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की 
घोषणा की थी । 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "12 जुलाई 2019" 
को " दैनिक देशदूत (मराठी)" और तारीख 17 सितम्बर 2019" को दैनिक लोकमत टाईम्स (अग्रेजी)" दोनों में प्रकाशित किया 
गया था ; 


और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


5985 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii )] 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 

और अब, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 
महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में NH953 के कि .मी . 121.5 से कि . मी . 161. 281 (कलेक्टर ऑफिस कपूणद कंपाउंड 

नासिक ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


राज्य का नाम : महाराष्ट्र 

जिले का नाम : नासिक 
क्रमिक सर्वेक्षण संख्या || भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति || भूमि का क्षेत्रफल 
संख्या 

( हेक्टेयर में ) 


भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


तालुक का नाम : दिंडोरी 


गांव का नाम: चौसाले 


214D 


निजी 


नम0 .01 


नम 


दिनकर ढवळु जोपळे,लक्ष्मण अर्जुन 
जोपळे, रामा अर्जुन जोपळे, केवल ढवळु जोपळे. 
( २१४ ड ) 


|| 2 


| 61 


निजी 


शुष्क 


0 . 07 


अमृता राघो बागुल , गोपाळ महादु जोपळे , 
पुंडलिक धोंडीराम जोपळे , चौसाळे अदिवासी 
वि . का . स . सो . 
( ६१) 


गांव का नाम: खोरीपाडा 


|342 


निजी 


शुष्क 


10 . 02 


पंढरीनाथ सुक्रा राऊत , मोतीराम सुक्रा राऊत , 
मंजुळाबाई सुक्रा राऊत, यशवंत सुक्रा राऊत , 
राजुबाई सुक्रा राऊत , लक्ष्मण सुक्रा राऊत , 
लिलाबाई सुक्रा राऊत , सारजाबाई सुक्रा राऊत , 
जयराम सुक्रा राऊत . 
( ४२ ) 


गांव का नाम : माळे दुमाला 


|| 12/ 1 


12/ 
1 


निजी 


निजी 


शुष्क 


10 . 065 


कारभारी बाबुराव को हाळे, बँक ऑफ महाराष्ट्र 
शा .वणी, बँक ऑफ महाराष्ट्र शा.दिंडोरी . 
(१२/ १ ) 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


गांव का नाम: मावडी 


362 


निजी 


शुष्क 


0. 02 


0 . 02 


बबन दगु घुले , योगेश रामनाथ घुले , केदु 
रामनाथ घुले , सुनिता प्रभाकर शिंदे, सुमन 
बाळासाहेब पवार, मथुराबाई रामनाथ घुले, 
मावडी अदि. वि .कास . सो . , 
( ३६२ ) 


तालुक का नाम: निफाड़ 


गांव का नाम: पीम्पलगांव बसवंत 


111 


निजी 


शुष्क 


0 .04 


अशोक गंगाधर खोडे, रमेश लक्ष्मण खोडे , 
विलास लक्ष्मण खोडे, पिंपळगांव ( ब ) 
वि . का . स . सो . 
( १११ ) 


2201 


निजी 


शुष्क 


शुष्क 


10 . 04 


0.04 


राजेंद्र रामदास विधाते , संजय रामदास विधाते , 
सुमनबाई रामदास विधाते , पिंपळगांव (ब ) 
वि . का . स. सो ., बँक ऑफ इंडीया शा .पिंपळगांव 
( ब). 
( २०१ ) 


203 


निजी 


निजी 


शुष्क 


0. 015 


शुष्क 
कुल 


0.015 
0.28 


रावसाहेब गंगाराम शिंदे , 
( २०३ ) 


0 . 28 


[ फा . सं . 12037/27/ 2016- MAH/3A/3D ] 

राजेश गुप्ता, उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 19th November, 2019 


S . O . 4175 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways , , published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II, Section 3, Sub - section ( ii ) issued under sub - section 
( 1 ) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central 
Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for 
construction of Toll Plaza Maintenance , management and operation of NH - 953 on the stretch of land from Km .121.500 
To Km . 136 .500 & Km . 142.500 To 161 .281 (Sarad - Vani-Pimpalgaon Basvant Section .) in the district of NASHIK in the 
State of MAHARASHTRA . 

___ And whereas the substance of the said notification has been published in “ Dainik Deshdoot " ( Marathi) dated 12 
July 2019 and “ Dainik Lokamat Times” (English ) dated 17 September 2019 ; under Sub -section ( 3) of section 3A of the 
said Act ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


Now 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent 
Authority ; 

And whereas, in pursuance of sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted 
its report to the Central Government; 

Now , therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred 
by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act, the CentralGovernment hereby declares that the land specified in the 
said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further , in pursuance of sub -section (2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure, falling within the NH - 953 in the stretch of 
land from Km . 121.500 To Km . 136 .500 & Km .142 .500 To 161. 281 (Sarad - Vani- Pimpalgaon Basvant Section .) in 

the district of NASHIK in the State of MAHARASHTRA 


State : MAHARASHTRA 


District : NASHIK 


Sr. || Survey Number 


Type of Land 


lo . 


Nature of Land | Area in Hectare | Name of the Land Owner /Interested Person 

Part Survey No. 
| 4 | 5 | 

6 


2 


| 


3 


Taluk : Dindori 


Viilage : Chausale 


214 D 


Private 


Wet 


01 


Dinkar Dhavlu Jople ,Laxman Arjun 
Jople ,Rama Arjun Jople ,Keval Dhavlu Jople . 
214 D 


Private 


Dry 


0 .07 


Amruta Ragho Bagul, Gopala Mahadu Jopale , 
Pundlik Dhondiram Jopale , Chausale Adi 
V . K . S . Soc. 
61 


Viilage: Khoripada 


1142 


Private 


Dry 


0 .02 


Pandharinath Sukra Raut,Motiram Sukra 
Raut, Manjulabai Sukra Raut, Yashwant 
Sukra Raut, Rajubai Sukra Raut, Laxman 
Sukra Raut, Lilabai Sukra Raut, Sarjabai 
Sukra Raut, Jayram Sukra Raut. 
42 


Viilage : Male Dumala 


|| 12 /1 


Private 


Wet 


0 .065 


Karbhari Baburao Korhale, Bank of 
Maharashtra Br.Vani, Bank of Maharashtra 
Br.Dindori. 
12 / 1 


Viilage: Mawadi 


Baban Dagu Ghule, Yogesh Ramnath Ghule , 
Kedu Ramnath Ghule , Sunita Prabhakar 
Shinde , Suman Balasaheb Pawar ,Mathurabai 
Ramnath Ghule ,Mavadi Adi. V . K .S ,Soc . 


| 362 


Private 


Wet 


0 .02 


362 


Taluk : Niphad 


Viilage : Pimpalgaon Baswant 


111 


Private 


Wet 


0 .04 


Ashok Gangadhar Khode , Ramesh Laxman 
Khode, Vilas Laxman Khode, Pimpalgaon (B ) 
V . K . S. Soc . 
111 


[ HTT II - 


05 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


201 


Private 


Wet 


04 


Rajendra Ramdas Vidhate , Sanjay Ramdas 
Vidhate , Sumbai Ramdas Vidhate , 
Pimpalgoan (B ) V .K . S. Soc ., Bank of India 
Br.Pimplgaon (B ) 
201 
Raosaheb Gangaram Shinde. 
203 


3 


203 


Private 


Private 


Wet 


Wet 


0.015 


0 .015 


Raosaheb 


TOTAL 


0 .28 


[ F . No. 12037 /27/2016 -MAH /3A / 3D ] 


RAJESH GUPTA , Dy. Secy 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . ALOK KUMARDde signed by AL Ook AB 


